निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 606 ) 


18 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना, बुधवार , 9 नवम्बर 2011 

सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

22 सितम्बर 2011 
सं. 01 / रा०स्था(7) नियुक्ति - 09 / 2010– 4336 — विभागीय अधिसूचना संख्या 1258, दिनांक 14 मार्च 2011 द्वारा 
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता सेवा 
( प्रशासनिक प्रभाग के वर्ग - 2 समूह " ख ") के अन्तर्गत सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु की 
गयी अनुशंसा के आलोक में सुश्री लवली, पिता- श्री सत्यदेव विश्वकर्मा, ग्राम - कनाप , पो0 - कनाप, थाना - दाउद नगर, 
जिला - औरंगाबाद को उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण वेतनमान् रू0 9300 - 34800 
( पे बैड -2) + ग्रेड वेतन रू0 4800.00 में राज्य सरकार द्वारा उस पर समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के 
साथ औपबंधिक रूप से अगले छ: माह के लिए प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है । 

सुश्री लवली औपबंधिक रूप से नियुक्त सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर का 
चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप सुश्री लवली को उनके प्रभार ग्रहण की तिथि 23 मार्च 2011 
( अपराह्न) से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर नियमित किया 
जाता है । 

परीक्ष्यमान अवधि में सुश्री लवली अपने नियंत्री पदाधिकारी / जिला सहकारिता पदाधिकारी के मार्ग दर्शन में 
पूर्व की भाँति कार्यो का निष्पादन करेंगी । निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 नवम्बर 2011 
नियमावली के नियम 37 के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण में रहेंगी और इस दौरान अपने 
नियंत्री पदाधिकारी के अधीन सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए संबद्ध रहेंगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह 

सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 606-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette . bih. nic.in 


